RA : 


.. . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 225 


राँची , बुधवार , 


12 अप्रैल , 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - - 


संकल्प 
3 अप्रैल, 2017 


विषयः- राज्य योजनान्तर्गत चक्रधरपुर नगर परिषद् की रू . 51, 25, 49,600/- ( इक्कावन करोड़ पच्चीस 

लाख उन्नचास हजार छः सौ रूपये ) मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त चक्रधरपुर शहरी 
जलापूर्ति योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में | 


संख्या -5/ न०वि० / जला० - 09 /2014-2408-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक 
में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर 
विकास विभाग का संवैधानिक दायित्व है | इस क्रम में चक्रधरपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत आमजनों 
को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया 
जाना है । 
2 . उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2012 -13 में चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना की रूपये 

31,85 ,71,400 /- (इक्तीस करोड़ पच्चासी लाख इकहत्तर हजार चार सौ रूपये मात्र ) 
की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 31 अगस्त , 2012 को प्रदान की गई थी , 


4. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 12 अप्रैल , 2017 
परन्तु जलापूर्ति हेतु जल स्त्रोत एवं भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना कार्यान्वित नहीं 
की जा सकी । 
पूर्व में स्वीकृत चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना को निरस्त करते हुए, नयी योजना के रूप में 
कार्यान्वित किया जाएगा । 
चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त पूर्व में निर्गत विभागीय 
स्वीकृत्यादेश संख्या- 54 दिनांक 10 सितम्बर , 2012 द्वारा आवंटित राशि 5.00 करोड़ रूपये का 
समायोजन प्रस्तावित नयी योजना में कर ली जायेगी । 
प्रस्तावित योजना का जल स्त्रोत ‘पनसुआ जलाशय होगी एवं भूमि उपलब्ध है । 
मुख्य अभियंता (सी०डी०ओ० ), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नांकित 
तकनीकी स्वीकृति के आलोक में चक्रधरपुर शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया 


जाएगा : 


Abstracts of Cost ( All amount in Rupees) 
Particulars 

Total 
1 Intake Well & Pump House 

9085575 . 00 
Gangway 

3938924. 00 
3 Raw / Clear Water Rising Mains 

241602694 . 00 
4 Water Treatment Plant 

40500000 . 00 
| Raw Water Pump set 

2470005. 00 
Clear Water Pump set 

4421505. 00 
Electricity Connection at Intake 

1530986. 00 
8 Electricity Connection atWTP 

2398400 . 00 
9 Elevated Service Reservoir 

32026246 . 50 
10 | Distribution Network 

82753902. 00 
11 | Staff Quarter - 993574 x 3 

2980722. 00 
12 | Boundary wall 

2597202. 00 
13 | Approach Road 

2033475 . 00 
14 Railway Crossing 

2081562.00 
Sub Total 

430421198. 50 
15 10 & M for two years 

28381158. 00 
16 Administrative Expenditure @ 1 % 

4304211. 98 
17 Contingency @ 1 % 

4304211. 98 
18 | Labour Cess @ 1 % 

4304211 . 98 
19 | IECHRD @ 1 % 

4304211. 98 
20 Travel Expenditure @ 0 .5 % 

2152105 . 99 
21 House Service Connection 

34378272 .00 
Grand Total 

512549582. 41 
Rounded to 

512549600 . 00 
Rs. 5125 .496 Lakh (Fifty one crore twenty five lakh forty nine thousand six hundred only ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 12 अप्रैल , 2017 
7. इस योजना का कार्यान्वयन 24 माह में JUIDCO Ltd . के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से 

पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपना कर किया जाएगा | 
उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016- 17 में TSP प्रक्षेत्र अन्तर्गत पेयजल 
जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष 
से किया जाएगाः 
मांग संख्या-48 के अधीन मुख्यशीर्ष-2215 -जलपूर्ति तथा सफाई- उप मुख्यशीर्ष - 01 - जल पूर्ति - 
लघुशीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-01- पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को 
सहाय्य अनुदान -79 - सहायता अनुदान सामान्य ( गैर-वेतन)- 48P221501796010679 
योजना स्वीकृति के उपरांत उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में योजना कार्यान्वयन हेतु राशि की 
स्वीकृति उक्त बजट शीर्ष से की जाएगी । 

योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा । 
11 . योजना स्वीकृति के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28 मार्च, 2017 को मद 

संख्या 13 के रूप में घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 225 -- 50 । 


